रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 2653 ] 
No. 2653 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 17062022-236674 

- 


4110 GI / 2022 


CG - DL - E - 17062022-236674 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 17 , 2022 / ज्येष्ठ 27 , 
1944 

NEW DELHI , FRIDAY , JUNE 17 , 2022 / JYAISHTHA 27 , 1944 

कोयला मंत्रालय 
अधिसूचना 

नई दिल्ली , 17 जून , 2022 


का.आ. 2786 ( अ ) .– केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में 
कोयला अभिप्राप्त किये जाने की संभावना है ; 


इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले रेखांक संख्या एमसीएल / बीए / बीबीएसआरआई ओसीपी / एसआरवी / 
2021/631 , तारीख 30 दिसम्बर , 2021 का निरीक्षण , निदेशक ( कार्मिक ) , महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड , जागृति 
विहार , डाकघर जागृति विहार , बुर्ला , जिला- सम्बलपुर- 768020 ( ओडिशा ) के कार्यालय में , या जिला कलेक्टर जिला - 
अंगुल ( ओडिशा ) के कार्यालय में , या कोयला नियंत्रक , 1 , काउंसिल स्ट्रीट , कोलकाता के कार्यालय में किया जा सकता है ; 


अतः , अब , केन्द्रीय सरकार , कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उस भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ; 

उक्त अनुसूची में उल्लिखित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति 

( i ) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) के अधीन की गयी किसी कार्यवाही से हुई या होने वाली 
संभावित किसी क्षति के लिए उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा ; 


( ii ) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों के प्रभावहीन होने के संबंध में 
या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 4 ) के अधीन खनन पट्टे प्रभावहीन होने के लिए प्रतिकर का 
दावा कर सकेगा और उसे उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( i ) से खंड ( iv ) में विनिर्दिष्ट 


( 1 ) 


2 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

मदों की बाबत् उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पूर्वोक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों , चार्टों और 
अन्य दस्तावेजों को परिदत्त कर सकेगा . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर , निदेशक ( कार्मिक ) महानदी कोलफील्ड्स 
लिमिटेड , जागृति विहार , डाकघर जागृति विहार , बुर्ला , जिला- सम्बलपुर- 768020 ( ओडिशा ) के कार्यालय को भेज 
सकेगा । 


1 . 

अरखपाल 

2 . 

त्रिलोचनपुर 

3 . 

जदुनाथपुर 

4. बलुगाँखमार 

5 . 

तालबेडा 

6 . 

अनादिपुर 

7. मदनमोहनपुर 

8 . 

कंढाल 

9. आनंदपुर 

10 . 

डब्लिन 

11. एकादशिपुर 

12 . 

कृतिबासपुर 

13 . 

कृष्णचन्द्रपुर 

14 . 

दुल्लवपुर 

15 . 

रसालपुर 

16. बिद्याधरपुर 

17. दयानिधिपुर 

18 . 


अनुसूची 

भुबनेश्वरी ओपनकास्ट विस्तार ( 40 मि.ट. प्रतिवर्ष ) 

भुबनेश्वरी , अरखपाल ' ए ' और साखीगोपाल ' ए ' कोयला ब्लॉक का भाग 
जिला अंगुल , राज्य - ओडिशा 

[ रेखांक संख्या एमसीएल / बीए / बीबीएसआरआई ओसीपी / एसआरवी / 2021 / 631 , तारीख 30 दिसम्बर , 2021 ] 

भूबनेश्वरी ओपनकास्ट विस्तार परियोजना ( 40 मि.ट. प्रतिवर्ष ) के लिए भुबनेश्वरी , अरखपाल ' ए ' और साखीगोपाल ' ए ' 
कोयला ब्लॉक का भाग में कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की 
उपधारा ( 1 ) की अधिसूचना हेतु आने वाले विभिन्न ग्रामों की भूमि का विवरण | 

क्रम सं . 

ग्राम का नाम 

तहसील 

जिला 

पटवारी हल्का 
संख्या / 

थाना संख्या 


कंढाल संरक्षित वन 


, 


115 

122 

121 

125 

130 

120 

124 

123 

142 

141 

140 

145 

144 

143 

138 

139 

146 


जोड़ : 


तालचेर 

तालचेर अंगुल 

तालचेर 

अंगुल 

तालचेर 

अंगुल 

तालचेर 

अंगुल 

तालचेर 

अंगुल 

तालचेर 

अंगुल 

तालचेर 

अंगुल 

तालचेर 

अंगुल 

तालचेर 

अंगुल 

तालचेर 

अंगुल 

तालचेर 

अंगुल 

तालचेर 

अंगुल 

तालचेर 

अंगुल 

तालचेर 

अंगुल 

तालचेर 

अंगुल 

तालचेर 

अंगुल 

तालचेर अंगुल 


अंगुल 


क्षेत्रफल हेक्टेयर 
में 

( लगभग ) 


39.24 

11.11 

48.02 

62.83 

61.59 

14.96 

40.39 

238.76 

21.36 

37.31 

43.25 

1.95 

27.15 

12.68 

1.52 

1.02 

3.65 

63.05 

729.84 


टिप्पणियां 


भाग 

पूर्ण 

भाग 

भाग 

भाग 

भाग 

भाग 

भाग 

पूर्ण 

पूर्ण 

भाग 

पूर्ण 

भाग 

पूर्ण 

भाग 

भाग 

भाग 

भाग 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 

सीमा वर्णन : 
रेखा क ख : यह रेखा अरखपाल ग्राम में बंगारूनाला के दक्षिण किनारे की सीमा रेखा के ऊपर बिन्दु ' क ' से प्रारंभ होकर 
क्षैतिज रूप से पूर्व की ओर एक सरलरेखा में अग्रसर होती है तथा अरखपाल , जदुनाथपुर एवं कंढाल ग्रामों के मध्य से 
गुजरते हुए कंढाल संरक्षित वन के मध्य से गुजरते हुए पुन : कंढाल ग्राम में प्रवेश कर कंढाल ग्राम के मध्य में बिन्दु ' ख ' तक 
जाती है । 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


रेखा ख - गः 

यह रेखा कंढाल ग्राम के मध्य में बिन्दु ' ख ' से प्रारंभ होकर लम्बवत दक्षिण की ओर एक सरलरेखा में 
अग्रसर होती है तथा कंढाल ग्राम के मध्य में बिन्दु ' ग ' तक जाती है | 


रेखा ग - घः यह रेखा कंढाल ग्राम के मध्य में बिन्दु ' ग ' से प्रारंभ होकर क्षैतिज रूप से पूर्व की ओर एक सरलरेखा में 
अग्रसर होती है तथा कंढाल संरक्षित वन के मध्य से गुजरते हुए कृष्णचंद्रपुर ग्राम के मध्य से गुजरते हुए पुन : कंढाल संरक्षित 
वन के मध्य से गुजरते हुए दयानिधिपुर ग्राम में प्रवेश कर दयानिधिपुर ग्राम के मध्य में बिन्दु ' घ ' पर जाती है । 


में 

रेखा घड . : यह रेखा दयानिधिपुर ग्राम के मध्य में बिन्दु ' घ ' से प्रारंभ होकर लम्बवत दक्षिण की ओर एक सरलरेखा में 
अग्रसर होती है तथा दयानिधिपुर ग्राम के दक्षिणी सीमा रेखा को पार कर , कंढाल संरक्षित वन के मध्य से गुजरते हुए 
एकदशिपुर , बिद्याधरपुर , रसालपुर एवं तालबेड़ा ग्रामों के मध्य से गुजरते हुए तालबेड़ा ग्राम के दक्षिणी सीमा रेखा पर 
बिन्दु ' ड . ' तक जाती है । 


रेखा ड . - च : यह रेखा तालबेड़ा ग्राम के दक्षिणी सीमा रेखा पर बिन्दु ' ड . ' से प्रारंभ होकर तालबेड़ा ग्राम के सीमा रेखा के 
ऊपर से उत्तर - पश्चिमी दिशा में अग्रसर होती है तथा तालबेड़ा ग्राम के सीमा रेखा पर ही बिन्दु ' च ' तक जाती है । 


रेखा च - छ : यह रेखा तालबेड़ा ग्राम की सीमा रेखा पर बिन्दु ' च ' से प्रारंभ होकर पश्चिमी दिशा में अग्रसर होती है तथा 
बलुगांखमार ग्राम के मध्य से गुजरते हुए मदनमोहनपुर ग्राम की पूर्वी सीमा रेखा पर बिन्दु ' छ ' तक जाती है । 


रेखा छ - ज : यह रेखा मदनमोहनपुर ग्राम की पूर्वी सीमा पर बिन्दु ' छ ' से प्रारंभ होकर मदनमोहनपुर ग्राम की सीमा रेखा 
के ऊपर से दक्षिणी दिशा में अल्पदूरी तक अग्रसर होती है तथा मदनमोहनपुर ग्राम की सीमा रेखा पर बिन्दु ' ज ' तक जाती 
है । 


रेखा ज - झ : यह रेखा मदनमोहनपुर ग्राम की सीमा रेखा पर बिन्दु ' ज ' से प्रारंभ होकर पश्चिमी दिशा में थोड़ा ऊपर की 
ओर मदनमोहनपुर ग्राम के मध्य से अग्रसर होती है तथा मदनमोहनपुर ग्राम की पश्चिमी सीमा रेखा पर बिन्दु ' झ ' तक 
जाती है । 


रेखा झ ञः यह रेखा मदनमोहनपुर ग्राम की पश्चिमी सीमा रेखा पर बिन्दु ' झ ' से प्रारंभ होकर पश्चिमी दिशा में थोड़ा 
ऊपर की ओर कंढाल के मध्य से अग्रसर होती है तथा कंढाल - अनादिपुर ग्रामों के दरमियानी सीमा रेखा पर बिन्दु ' ञ ' तक 
जाती है । 


रेखा ञ ट : यह रेखा कंढाल - अनादिपुर ग्रामों के दरमियानी सीमा रेखा पर बिन्दु ' ञ ' से प्रारंभ होकर अनादिपुर ग्राम के 
मध्य से पश्चिमी दिशा में थोड़ा ऊपर की ओर थोड़ी दूर अग्रसर होने के पश्चात् उत्तर की ओर अग्रसर होती है तथा कंढाल 
अनादिपुर ग्रामों के दरमियानी सीमा रेखा पर बिन्दु ' ट ' तक जाती है । 


रेखा ट - ठः 

यह रेखा कंढाल - अनादिपुर ग्रामों के उत्तरी दरमियानी सीमा रेखा पर बिन्दु ' ट ' से प्रारंभ होकर कंढाल ग्राम के 
मध्य से पश्चिमी दिशा में थोड़ा ऊपर की ओर धनुराकारपथ में अग्रसर होती है तथा कंढाल - जदुनाथपुर - नरहरिपुर - अनादिपुर 
ग्रामों के संगम बिन्दु ' उ ' तक जाती है । 


रेखा ठ - ड : यह रेखा कंढाल - जदुनाथपुर - नरहरिपुर- अनादिपुर ग्रामों के संगम बिन्दु पर बिन्दु ' ठ ' से प्रारंभ होकर 
जदुनाथपुर- हरिपुर के दरमियानी सीमा रेखा के ऊपर से पश्चिमी दिशा में अग्रसर होती है तथा जदुनाथपुर- अरखपाल 
नरहरिपुर ग्रामों के त्रि - जंक्शन संगम बिन्दु ' ड ' तक जाती 


रेखा ड - ढ : यह रेखा जदुनाथपुर - अरखपाल - नरहरिपुर ग्रामों के त्रि- जंक्शन संगम बिन्दु पर बिन्दु ' ड ' से प्रारंभ होकर 
अरखपाल ग्राम की सीमा रेखा के ऊपर से पश्चिमी दिशा में अग्रसर होती है तथा अरखपाल ग्राम के सीमा रेखा के ऊपर 
बंगारू नाला के दक्षिणी किनारे पर बिन्दु ' ढ ' तक जाती है । 


रेखा ढ - क : यह रेखा अरखपाल ग्राम की सीमा रेखा के ऊपर बंगारू नाला के दक्षिणी किनारे पर बिन्दु ' ढ ' से प्रारंभ होकर 
बंगारू नाला के दक्षिणी किनारे के सीमा रेखा के ऊपर से अग्रसर होती है तथा अरखपाल ग्राम में बंगारू नाला के दक्षिण 
किनारे के सीमा रेखा के ऊपर बिन्दु ' क ' में मिलती है । 


[ फा . सं . 43015 / 03 / 2022 - एलएएण्डआईआर ] 

भबानी प्रसाद पति , संयुक्त सचिव 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


MINISTRY OF COAL 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 17th June , 2022 

S.O. 2786 ( E ) . Whereas , it appears to the Central Government that the coal is likely to be 
obtained from the land in the locality described in the Scheduled annexed hereto ; 


And , whereas , the plan bearing number MCL / BA / BBSRI OCP / SRV / 2021 / 631 , dated the 
30th December , 2021 containing details of the area of land described in the said Schedule may be 
inspected at the office of the Director ( P ) , Mahanadi Coalfields Limited , Jagruti Vihar , Post Office Jagruti 
Vihar , Burla , District Sambalpur - 768020 ( Odisha ) or at the office of the District Collector , District Angul 
( Odisha ) or at the office of the Coal Controller , 1 , Council House Street , Kolkata ; 


Now , therefore , in exercise of powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 4 of the Coal Bearing 
Areas ( Acquisition And Development ) Act , 1957 ( 20 of 1957 ) , ( hereinafter referred to as the said Act ) , the 
Central Government here by gives notice of its intention to prospect for coal from the land described in the 
said Scheduled ; 


Any person interested in the land described in the above mentioned scheduled may - 

( i ) claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be 
caused by any action taken under sub - section ( 3 ) of section ( 4 ) of the said Act ; or 


( ii ) claim compensation under sub - section ( 1 ) of section 13 of the Act in respect of prospecting 
license ceasing to have effect or under sub - section ( 4 ) of section 13 of the Act for mining lease 
ceasing to have effect and deliver all maps , charts and other documents relating to the land to 
show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses ( i ) to ( iv ) of 
sub - section ( 1 ) of section 13 of the said Act , 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


to the office of Director ( P ) , Mahanadi Coalfields Limited , Jagruti Vihar , Post Office Jagruti 
Vihar , Burla , District Sambalpur - 768020 ( Odisha ) within a period of ninety days from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette . 


Bhubaneswari Opencast expansion ( 40 MTY ) 

Parts of Bhubaneswari , Arkhapal ‘ A ’ and Sakhigopal ' A ' Coal Blocks 

District- Angul , State- Odisha 


Serial Name of Village 

number 


[ Plan bearing number MCL / BA / BBSRI OCP / SRV / 2021 / 631 , dated the 30th December , 2021 ] 

Land details of different villages come under parts of Bhubaneswari , Arkhapal ' A ' and Sakhigopal ' A ' 
Coal Blocks to be notified under sub - section ( 1 ) of section 4 of Coal Bearing Areas ( Acquisition and 
Development ) Act , 1957 ( 20 of 1957 ) for Bhubaneswari Opencast Expansion ( 40 MTY ) . 

Tahsil 

District 

Patwari crcle 
number / Thana 

number 

115 

122 

121 

125 

130 

120 

124 

123 


Arkhapal 

Trilochanpur 

Jadunathpur 

BalungaonKhamar 


SCHEDULE 


1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

Talabeda 

6. Anadipur 

7. Madanmohanpur 

8 . 


Kandhal 


Talcher Angul 

Talcher 

Angul 

Talcher Angul 

Talcher 

Angul 

Talcher 

Angul 

Talcher 

Angul 

Talcher Angul 

Talcher Angul 


Area in 

hectares 

( approximately ) 

39.24 

11.11 

48.02 

62.83 

61.59 

14.96 

40.39 

238.76 


Remarks 


Part 

Full 

Part 

Part 

Part 

Part 

Part 

Part 


[ भाग II– खण्ड 3 ( ii ) ] 


Anandapur 

Doblin 


9 . 

10 . 

11 . 

12 . 

13. Krushnachandrapur 

14 . 

15 . 

16 . 

17 . 

18 . 


Ekadasipur 

Krutibaspur 


Dullavpur 

Rasalpur 


Bidyadharpur 

Dayanidhipur 

Kandhal R. Forest 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


142 

141 

140 

145 

144 

143 

138 

139 

146 


Total : 


Talcher 

Angul 

Talcher 

Angul 

Talcher 

Angul 

Talcher Angul 

Talcher Angul 

Talcher 

Angul 

Talcher Angul 

Talcher 

Angul 

Talcher Angul 

Talcher Angul 


21.36 

37.31 

43.25 

1.95 

27.15 

12.68 

1.52 

1.02 

3.65 

63.05 

729.84 


Full 

Full 

Part 

Full 

Part 

Full 

Part 

Part 

Part 

Part 


5 


Boundary description : 

Line A - B : The line starts from point ' A ' of village Arkhapal adjoining south bank of Bangaru nallah and 
advances eastwards in a straight line , crosses Arkhapal village , intersects Jadunathpur and Kandhal 
villages , encounters and crosses Kandhal Reserve Forest , again enters Kandhal village to reach at point ' B ' 
within Kandhal village . 


Line B - C : The line starts from point ' B ' within Kandhal village and advances vertically downwards within 
Kandhal village upto point ' C ' within village Kandhal . 


Line C - D : The line starts from point ' C ' within village Kandhal and advances horizontally eastwards in a 
straight line , crosses Kandhal Reserve Forest , intersects Krushnachandrapur village , again crosses Kandhal 
Reserve Forest and enters Dayanidhipur village to reach at point ' D ' within Dayanidhipur village . 


Line D - E : The line starts from point ' D ' within Dayanidhipur village , advances vertically downwards in 
south direction in a straight line , crosses the southern village boundary of Dayanidhipur , crosses Kandhal 
Reserve Forest , intersects Ekadasipur , Bidyadharpur , Rasalpur and Talabeda villages till it touches the 
southern boundary of Talabeda village at point ' E ' . 


Line E - F : The line starts from point ' E ' on southern boundary of Talabeda village and advances in a north 
western direction along the village boundary of Talabeda up to the point ' F ' on the Talabeda village 
boundary . 


Line F - G The line starts from point ' F ' on village boundary of Talabeda , advances westwards into 
Balungaon - khamar village and reaches at point ' G ' on the eastern boundary of Madanmohanpur village . 


Line G - H : The line starts from point ' G ' on village boundary of Madamohanpur , advances southwards 
along the same village boundary for a short distance to reach at point ' H ' on the village boundary of 
Madanmohanpur . 


Line H - I The line starts from point ' H ' on village boundary of Madanmohanpur , advances westwards 
slightly upwardly into Madanmohanpur village and reaches at point ' I ' on the western village boundary of 
Madanmohanpur . 


Line I - J : The line starts from point ' I ' on western village boundary of Madanmohanpur , advances 
westwards slightly upwardly into Kandhal village and reaches at point ' J ' on the northern common village 
boundary of Kandhal and Anadipur . 


Line J - K The Line starts from point ' J ' on common village boundary of Kandhal - Anadipur , advances 
westwards slightly upwardly into Anadipur village for a short distance and then advances northwards and 
crosses Anadipur village to reach at point ' K ' on the common village boundary of Anadipur and Kandhal . 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


Line K - L : The line starts from point ' K ' on the common village boundary of Anadipur - Kandhal , advances 
westwards slightly upwardly in an arch manner into Kandhal village , close to the common village boundary 
of Anadipur - Kandhal and reaches at point ' L ' at the junction of village boundaries of Kandhal - Jadunathpur 
Naraharipur - Anadipur . 


Line L - M The line starts from point ' L ' on the junction of village boundaries of Kandhal - Jadunathpur 
Naraharipur - Anadipur , advances westwards along Jadunathpur village boundary to reach at point ' M ' on the 
tri - junction of village boundaries of Jadunathpur - Arkhapal - Naraharipur . 


Line M - N : The line starts from point ' M ' on the tri - junction of village boundaries of Jadunathpur 
Arkhapal - Naraharipur , advances westwards along Arakhpal village boundary to reach at point ' N ' at the 
meeting point of Bangaru Nallah on the Arkhapal village boundary . 


Line N - A The line starts from point ' N ' at the meeting point of Bangaru nallah on the Arkhapal village 
boundary , advances eastwards along the southern bank of Bangaru nallah to culminate at point ' A ' of 
village Arkhapal adjoining south bank of Bangaru nallah . 


[ F. No. 43015 / 03 / 2022 - LA & IR ] 
BHABANI PRASAD PATI , Jt . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


Digitally signed by 

MANOJ KUMARVERMA 


MANOJ 

KUMAR VERMA Date : 2022.06.17 
22:28:25 + 05'30 ' 


